रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 — उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 — Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, बुधवार , जनवरी 30 , 2019 / माघ 10 , 1940 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 2019/MAGHA 10 , 1940 


सं . 63 ] | 
No. 63] 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 29 जनवरी, 2019 
सा . का . नि . 75 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47 ) की धारा 141 की उपधारा ( 2 ) 
के खण्ड ( ख ) और ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल, योधक सहायक उप निरीक्षक ( आशुलिपिक ) 
और हैड कांस्टेबल ( अनुसचिवीय ) भर्ती नियम , 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

(1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, योधक सहायक उप निरीक्षक ( आशुलिपिक ) और हैड कांस्टेबल 
( अनुसचिवीय ) भर्ती (संशोधन ) नियम , 2019 है । 
( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

सीमा सुरक्षा बल, योधक सहायक उप निरीक्षक ( आशुलिपिक ) और हैड कांस्टेबल ( अनुसचिवीय) भर्ती नियम , 2013 में 
अनुसूची में , 
(1) सहायक उप निरीक्षक ( आशुलिपिक ) के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने, 

( क ) स्तंभ ( 7) में , मद ( iv ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
"(iv ) चिकित्सा मानक: 

( क ) दृष्टि: 
| सहायक रहित सहायक रहित अपवर्तन 

टिप्पणियां 
दृश्य तीक्ष्णता | दृश्य तीक्ष्णता 
(निकट दृष्टि ) (निकट दृष्टि ) 
बेहतर | खराब बेहतर खराब किसी भी प्रकार का दृष्टी दांए हाथ से कार्य करने वाले 
आंख आंख आंख आंख सुधार यहां तक की चश्में के व्यक्तियों की दाई आंख उसी प्रकार 
एन6 | एन9 6 / 6 6 / 9 द्वारा भी , स्वीकार्य नहीं होगा । । बांए हाथ से कार्य करने वाले 

व्यक्तियों की बाई आंख वेहतर होनी 
चाहिए । द्विनेत्री दृष्टी की 
आवश्यकता है । 


582 GI/ 2019 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (i)] 


अभ्यार्थियों को संहतजानु, सपाट सपाट तलवे, स्फीत शिरा या आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए 

और उनकी दृष्टि, इशहारा के द्वारा सी . पी. - III होनी चाहिए । 
( ग ) वे मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य के होने चाहिए और कोई भी ऐसी 

शारीरिक व्याधि नहीं होनी चाहिए जिससे कि सक्षमतापूर्वक कार्य संपादन में बाधा पड़ने की संभावना 
हो । 
अभ्यार्थी को तकनीकी योग्यता एवं व्यवसाय परीक्षण में लिखित व प्रयोगात्मक तौर पर अहिति होना 

आवश्यक होगा । "; 
हैड कांस्टेबल ( अनुसचिवीय ) के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, 
( क ) स्तंभ (2 ) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् : 
"1574 *(2019 ) 
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । "; 
( ख ) स्तंभ (7) में , मद (iv ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
"(iv ) चिकित्सा मानक : 

(क ) दृष्टि : 
| सहायक रहित सहायक रहित अपवर्तन 

टिप्पणी 
दृश्य तीक्ष्णता | दृश्य तीक्ष्णता 
(निकट दृष्टि ) (निकट दृष्टि ) 
बेहतर | खराब बेहतर खराब किसी भी प्रकार का दृष्टि दांए हाथ से कार्य करने वाले 
| आंख । आंख । आंख आंख सुधार यहां तक की चश्में के व्यक्तियों की दाई आंख उसी प्रकार 
एन6 एन9 6 / 6 6 / 9 द्वारा भी , स्वीकार्य नहीं होगा । बांए हाथ से कार्य करने वाले 

व्यक्तियों की बाई आंख वेहतर होनी 
चाहिए । द्विनेत्री दृष्टि की 
आवश्यकता है । 


( ख ) अभ्यार्थियों को संहतजान, सपाट सपाट तलवे, स्फीत शिरा या आंखों में भेंगापन नहीं होना 

चाहिए और उनकी दृष्टि , इशहारा के द्वारा सी . पी. - III होनी चाहिए । 
वे मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य के होने चाहिए और कोई भी ऐसी 
शारीरिक व्याधि नहीं होनी चाहिए जिससे कि सक्षमतापूर्वक कार्य निष्पादन में बाधा पड़ने की 

संभावना हो । 
( v ) अभ्यार्थी को तकनीकी योग्यता एवं व्यवसाय परीक्षण में लिखित व प्रयोगात्मक तौर पर उतीर्ण होना 

आवश्यक होगा । "; 
( ग ) स्तंभ ( 8) में , निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात्: 

"टिप्पण – सीमा सुरक्षा बल से कांस्टेबल (दफ्तरी) के आमेलन के लिए लागू नहीं "; 
( घ) स्तंभ (10 ) में , प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

"(i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा अथवा सीमा सुरक्षा बल के कांस्टेबल( दफ्तरी ) 

के आमेलन से; 
( ii ) 15 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से अथवा सीमा सुरक्षा बल के 

कांस्टेबल ( दफ्तरी) के आमेलन से, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा; 
( ड.) स्तंभ (11) में , प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् : 
" सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा : 
(i) हैड कांस्टेबल ( साधारण डियूटी.), हैड कांस्टेबल ( साधारण डियूटी.), और कांस्टेबल (ट्रेडमैन ) में से 
सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा जिन्होने कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल के श्रेणी में 
कुल पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हों ; और 
(ii) चिकित्सा प्रवर्ग शेप - | में हों ; 
(iii ) सेवा में अच्छा रिकार्ड हो ; 
सीमा सुरक्षा बल के कांस्टेबल( दफ्तरी) के आमेलन हेतुः 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(i) सीमा सुरक्षा बल में नियमित आधार पर कार्यरत कांस्टेबल( दफ्तरी); 
( ii ) वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 3 ( रू 21700 - 69100 ) में कांस्टेबल(दफ्तरी) के रूप में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी 
में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की हो ; 
(iii ) प्रवेश स्तर पद के लिए विनिर्दिष्ट बुनियादी प्रशिक्षण में अर्हता प्राप्त की हो ; 
(iv) महानिदेशक , सीमा सुरक्षा बल द्वारा समय - समय पर विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्राप्त किया 
होना चाहिए । 
टिप्पण 1 - यदि महानिदेशक , सीमा सुरक्षा बल, इस तथ्य से संतुष्ट है, कि सेवा में आकस्मिकता अथवा अन्य 
कारणों से , अगर कोई कांस्टेबल ( दफ्तरी) प्रोन्नति – पूर्व पाठ्यक्रम को उतीर्ण करने में समर्थ नहीं हो पाता है, तो 
महानिदेशक , सीमा सुरक्षा बल ऐसे कांस्टेबल ( दफ्तरी ) को आमेलन कर सकते हैं बशर्ते उस कांस्टेबल ( दफ्तरी) 
द्वारा आमेलन की तिथि से दो वर्ष के भीतर प्रोन्नति – पूर्व पाठ्यक्रम उतीर्ण कर लिया जाएगा । 
टिप्पण 2 - कांस्टेबल ( दफ्तरी ) जिस श्रेणी में आमेलित IT है , उसमें उसकी वरीयता की गणना सामान्यतः 
उसके आमेलन की तारीख से की जाएगी । 
टिप्पण 3 - किसी विशिष्ट तारीख को हैड कांस्टेबल ( अनुसचिवीय) के रूप में आमेलन कांस्टेबल ( दफ्तरी) की 
परस्पर ज्येष्ठता को , उसकी कांस्टेबल ( दफ्तरी) के पद पर नियुक्ति की तारीख के अनुसार विहित किया 
जाएगा । 
टिप्पण 4 - किसी विशिष्ट तारीख को नियुक्त सीधे भर्ती अभ्यर्थियों, आमेलित कार्मिकों एवं सीमित विभागीय 
प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों की सापेक्ष ज्येष्टता का निर्धारण सीधी भर्ती, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 
अभ्यर्थी एवं आमेलित कार्मिक के क्रम में किया जाएगा तथा हैड कांस्टेबल ( अनुसचिवीय) के रूप में आमेलित 
कांस्टेबल ( दफ्तरी) को किसी विशिष्ट तारीख को नियुक्त सभी सीधी भर्ती एवं सीमित विभागीय प्रतियोगी 
परीक्षा अभ्यर्थियों के नीचे रखा जाएगा । " 


[ फा . सं. सी - 17 / 02 / 2018 / गोपनीय - आर. आर / सीसुबल 


विनोद कुमार, अवर सचिव ( कार्मिक .- III) 
टिप्पण: - मूल नियम अधिसूचना संख्या सा . का.नि . 206 ( अ ) तारीख 03 अप्रैल, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात 
सा. का . नि . 545( अ ) तारीख 23 जुलाई, 2014 और सा. का. नि . - 934 ( अ ) तारीख 19 जुलाई, 2017 द्वारा संशोधित किया गया था । 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 29 January, 2019 


G . S. R . 75 ( E ). — In exercise of the powers conferred by clauses (b ) and (c) of sub - section (2) of section 141 of 
the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968 ), the Central Government hereby makes the following rules further to 
amend the Border Security Force , Combatised Assistant Sub -Inspector( Stenographer ) and Head Constable (Ministerial) 
Recruitment Rules, 2013, namely: 


1. 


(1 ) These rules may be called the Border Security Force , Combatised Assistant Sub - Inspector (Stenographer ) 
and Head Constable (Ministerial), Recruitment (Amendment) Rules , 2019 . 


Head Constable 


( 2) They shall come into Force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2. In the Border Security Force, Combatised Assistant Sub -Inspector ( Stenographer) and 
(Ministerial) Recruitment Rules, 2013 , in the schedule , 

( 1) against serial number 1 relating to the post of Assistant Sub - Inspector (Stenographer), 

( A ) in column (7) , for item (iv), the following shall be substituted , namely : 


"(iv) Medical Standard 


( a ) Eye Sight : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (1) ] 


Refraction 


| Remarks 


Visual Acuity 

unaided 


Uncorrected Visual 
acuity (Distant 

Vision ) 


(near vision ) 


Better eye 


Worse eye 


Worse 
eye 
N9 


Better 
eye 


N6 


6 /6 


6 / 9 


Visual 
correction of 
any kind is 
not permitted 
even by 
glasses. 


In right handed 
person , the Right eye 
is better eye and vice 
versa . 
Binocular vision is 
required 


(b ) the candidate must not have knock knee , flat foot, varicose vein or squint in eyes 

and they should possess CP III by ISIHARA vision ; 
(c ) the candidate must be in good mental and bodily health and free from any 

physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties; 
(v) must qualify technical aptitude and trade test both in written and practical.” 
(2 ) against serial number 2 , relating to the post of Head Constable (Ministerial), 
(A ) in column (2 ), for the existing entries , the following shall be substituted , namely : 

“ 1574 * (2019 ) 

* Subject to variation dependent on workload ” ; 
(B ) in column (7 ), for item (iv), the following shall be substituted , namely : 
“ (iv )Medical Standard 
(a ) Eye Sight : 
Visual Acuity Uncorrected Refraction 

Remarks 
unaided 

Visual acuity 
(near vision ) (Distant Vision ) 


Better 


Better 
eye 


Worse 
eye 


eye 


eye 


N6 


NO 


6 / 6 


6 /9 


Visual correction 
of any kind is not 
permitted even by 
glasses . 


In right handed 
person , the Right 
eye is better eye 
and vice versa . 
Binocular vision is 
required 


(b ) the candidate must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in 

eyes and they should possess CP III by ISIHARA vision ; 
(c ) the candidate must be in good mental and bodily health and free from any 

physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties ; 
(v) must qualify technical aptitude and trade test both in written and practical.” 
(C ) in column (8 ), the following note shall be inserted , namely: 

" Note .- Not applicable for Absorption of Constable ( Daftary ) from Border Security 
Force ” ; 


( D ) 


in column 10 , for the entries, the following shall be substituted , namely : 


[ 911 II - QU5 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


“ (i) 85 % by direct recruitment or absorption of Constable ( Daftary) 
of Border Security Force ; 

(ii)15 % by selection through limited departmental competitive examination or absorption 

of Constable ( Daftary) of BSF , failing which by direct recruitment.” 
(E ) in column 11, for the entries, the following entries shall be substituted , namely: 
“ Selection through limited departmental competitive examination : 

(i) By Selection through limited departmental competitive examination from amongst 
Head Constable (General Duty), Constable (General Duty ) and constable 
( Tradesman ) with five year total regular service in constable and head constable 
grade ( s) and possessing qualifications prescribed for direct recruitment under 
column (7 ) ; and 
( ii ) should be in medical category “ SHAPE -I ; 
( iii) must have good record of service ; 
Absorption of Constable (Daftary ) of Border Security Force : 
(i) Constable ( Daftary) in Border Security Force on regular basis ; 
( ii ) with five years service in the grade after appointment thereto on regular basis as 
constable (Daftary ) in level - 3 (Rs. 21700 -69100) in the pay matrix ; 
( iii ) shall qualify the basic training as specified for entry level post; 
(iv) should have undergone courses or training as specified by the Director General, 
Border Security Force from time to time. 
Note 1.- If the Director General, Border Security Force, satisfied that due to 
exigencies of service or other reasons, any Constable (Daftary ) is /are not able to pass 
the pre -promotion courses, he may absorb such constable (Daftary ) subject to 
passing the pre -promotion course by such Constable (Daftary ) within two years 
from the date of absorption . 
Note 2.- Seniority in the grade in which Constable (Daftary) is absorbed will 
normally be counted from the date of absorption . 
Note 3.- Inter-se -seniority of Constable(Daftary) absorbed as Head Constable 
(Ministerial) on a particular date will be determined in accordance with the date of 
appointment in the rank of Constable (Daftary ). 
Note 4 .- The relative seniority of direct recruits , absorbees and limited departmental 
competitive examination candidates appointed on a particular date will be determined 
in the order of direct recruitment, limited departmental competitive examination 
candidate and Absorbees and the Constable ( Daftary) absorbed as Head Constable 
(Min ) will be ranked below all direct recruitment and limited departmental 
competitive examination candidates appointed on a particular date ” . 

[F No. C - 17 /02 / 2018 / Confd -RRs/BSF ] 

VINOD KUMAR ,Under Secy . (Pers-III ) 
Note : The principal rules were published vide notification number G . S. R . 206 (E ), dated the 3rd April, 2013 , 
and subsequently amended vide G .S.R . 545 (E ) dated 23rd July, 2014 and G .S .R . 934 (E ) dated 19th July , 2017. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2019 .01. 30 


loy De diferente 


rencontre para Androi baralysierend 


KUMAR 18 :56 :51 + 05 30 


